सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 779 


8 अश्विन , 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , - 

30 सितम्बर, 2016 ( ई० ) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( सहकारिता प्रभाग) 


संकल्प 
28 सितम्बर, 2016 


संख्या - 02/निग सह०- 22/ 2007 - 2311-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का 
कारण है कि श्री चन्द्रदेव रंजन, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, सासाराम भभूआ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि .. 
सह- प्रशासक , सी०डी० एण्ड सी०एम० यूनियन , डिहरी सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दक्षिणी 
छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के विरूद्ध अपने पदस्थापन अवधि के दौरान वित्तीय अनियमितता एवं 
राशि का गबन (I) लीगल खर्च मद में वित्तीय अनियमितता ( II ) स्टेशनरी खरीद में अनियमितता 
( III) चूल्हा एवं गैस पाइप खरीद में अनियमितता करने संबंधी आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया 
गया है । 
2. अतः श्री रंजन के विरूद्ध प्रपत्र क में गठित आरोपों की जांच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही 
संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है । 
3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शेखर कुमार वर्मा, विभागीय जांच पदाधिकारी को 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 30 सितम्बर, 2016 
4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सहयोग देने हेतु श्री जयदेव प्रसाद सिंह, उप निबंधक , 
कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड , राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । 
5. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डा० नितिन कुलकर्णी, 
सरकार के सचिव । 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 779 - 50 | 


